निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 476 ) 


7 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 28 मई 2018 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

18 मई 2018 
सं० सी०एल0ए0 - 07 / 2008 / 3808 / जे0 विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 ( 1987 का अधिनियम 
संख्या - 39 ) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम - 13 के अन्तर्गत अनुमंडल 
विधिक सेवा समिति अरेराज का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है: 


अध्यक्ष। 


उपाध्यक्ष । 


सदस्य । 


सदस्य । 


( क ) अनुमंडल के वरीयतम न्यायिक पदाधिकारी 
( ख ) अनुमंडलाधिकारी 
( ग ) एक सहायक सरकारी वकील - श्री विपिन बिहारी तिवारी 

स्थानीय बार एसोशियेशन के एक सदस्य जिन्हें राज्य 
सरकार उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के 
परामर्श से नाम निर्दिष्ट करें - चेतना कुमारी 
एक सदस्य जो अनुसूचित जाति / जनजाति के हों एवं जिनका 
मनोनयन राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श 

निर्दिष्ट करें - श्री जगन हजारा 
( च ) सब -डिबिजनल न्यायिक पदाधिकारी या अनुमंडलीय 

स्तर पर अध्यक्ष के बाद वरीयतम न्यायिक पदाधिकारी , 
जो उस स्थान पर पदस्थापित हो -..... . 


सदस्य । 


सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 मई 2018 


2. समिति का कार्यकाल दो वर्षों की होगी । 
3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार 
सरकार के प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 476 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic. in 


